निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 आश्विन 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 839 ) पटना, शुक्रवार , 7 अक्तूबर 2016 

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद 


अधिसूचना 
19 सितम्बर 2016 


सं० 1811 - नालन्दा जिलान्तर्गत बिहार शरीफ स्थित बाबा मणिराम अखाड़ा पर्षद के तहत निबंधित एक 
सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या 1390 है । इस न्यास के सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक् विकास हेतु 
पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक 427, दिनांक 14.06.2011 द्वारा एक न्यास समिति का गठन पाँच वर्षों के लिए किया गया 
था , जिसका कार्यकाल दिनांक 13. 06.2016 को समाप्त हो गया । तदोपरान्त पर्षदीय आदेश ज्ञापांक 1104, दिनांक 
06.07.2016 द्वारा न्यास समिति की अवधि विस्तार तीन माह के लिए की गई थी , जो पूरी हो चुकी है । 

जिला पदाधिकारी, नालन्दा ने अपने पत्रांक - 826 / गो0, दिनांक 25.06. 2016 के द्वारा 11 व्यक्तियों की सूची 
जो कि अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा प्रस्तावित है, को भेजा है । इस पत्र में वर्तमान में कार्यरत समिति के कार्य की 
समीक्षा नहीं की गई तथा इन सदस्यों के विरूद्ध कोई प्रतिकुल टिप्पणी नहीं है । श्री महेश कुमार, म0 कटरा पर , बिहार 
शरीफ , नालन्दा वर्तमान में कार्यरत समिति के सदस्य हैं तथा इनके विरूद्ध पूर्व के प्रशासक की प्रतिकुल टिप्पणी है । 
तत्कालीन प्रशासक के द्वारा स्थल निरीक्षण के समय उपस्थित लोगों के बीच मारपीट करने की घटना घटी थी, जिसके 
संबंध में बिहार थाना काण्ड सं0 210 / 07 दर्ज हुआ था । इस काण्ड में श्री महेश कुमार की संलिप्तता पाई गई थी 
तथा पुलिस के द्वारा आरोप पत्र भी समर्पित किया गया था । 

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहार शरीफ ने अपने पत्रांक - 2543, दिनांक 28. 12. 2006 के द्वारा यह प्रतिवेदित 
किया है कि श्री महेश प्रसाद यादव, सचिव द्वारा आय के स्त्रोत को छिपाया गया है तथा वे मनमाने ढंग से न्यास का 
संचालन करते है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 7 अक्तूबर 2016 
उपर्युक्त वर्णित परिस्थिति में बाबा मणिराम अखाड़ा न्यास, बिहार शरीफ के सुव्यवस्थित संचालन हेतु पूर्व से 
कार्यरत समिति के एक सदस्य श्री महेश प्रसाद यादव को छोड़कर पूर्व के सभी सदस्यों की न्यास समिति कार्यरत 
रहेगी । श्री महेश प्रसाद यादव के स्थान पर श्री रंजीत कुमार यादव, पिता -बिहारी प्रसाद यादव, मुहल्ला - सालूगंज , 
पो0 -बिहार शरीफ , नालन्दा को सदस्य नामित किया जाता है । 

अतः पर्षदीय आ धेसूचना ज्ञापांक 427 , दिनांक 1406. 2011 में वर्णित नियमों एवं शर्तो के अध्यधीन वर्तमान में 
कार्यरत न्यास समिति , यथा संशोधित, का अवधि विस्तार अगले 05 वर्ष के लिए किया जाता है । 
यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा । 

आदेश से , 
संजय कुमार , 
प्रशासक । 


अ . ११५ 


21 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 839-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


